सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र , 1943 ( श ० ) 
24 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -435 राँची , मंगलवार , 


वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 


17 अगस्त , 2021 


संख्या -2 / भा ० व ० से ० ( स्था ० ) -28 / 2020- 2336 – व ० प ० , श्री डी ० के ० तेवतिया , भा ० व ० से ० , ( झाः 88 ) , 
सम्प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , एफ ० डी ० ए ० , झारखण्ड , राँची को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 
वेतनमान ( Pay Matrix Level - 16 ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अध्यक्ष , झारखण्ड जैव विविधता पर्षद , राँची 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


इनका मुख्यालय राँची रहेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मितरंजु कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 435 -- 50 


